रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


प 


ANNAR 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 7 , 2019 / वैशाख 17 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 7 , 2019 /VAISAKHA 17, 1941 


सं . 150 ] 
No . 150 ]] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 7 मई, 2019 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
[ सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ। (दूसरा संशोधन ) विनियम, 2019 
सं . सेबी/एल .ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन./ 2019/12. - बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम, 1956 ( 1956 का 42 ) 
की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की 
उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता 
(लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] विनियम , 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् , 


1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] ( दूसरा संशोधन ) 

विनियम , 2019 कहा जा सकेगा । 
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त ( लागू ) होंगे । 


3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम , 2015 में , - 


( 1) विनियम 52 में , - 


(i) उप -विनियम ( 1) के पश्चात् , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् , 


“परंतु यह कि जिन एंटिटियों ने अपने इक्विटी शेयरों और अपनी ऋण प्रतिभूतियों ( डैट सिक्यूरिटीज़ ) को सूचीबद्ध (लिस्ट ) 
कराया हुआ हो , उन एंटिटियों के मामले में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए वित्तीय परिणामों की एक प्रति डिबेंचर 
न्यासियों ( डिबेंचर ट्रस्टीज़) को उसी दिन प्रदान की जाएगी जिस दिन वह जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती 
हो ।” 

(1 ) 


2377 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III _ SEC . 4)] 


( ii ) उप -विनियम (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् , - 

“(5) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उप -विनियम (4) के तहत अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत किए जाने की तारीख से सात कार्य 
दिवसों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज ( एक्सचेंजों ) को , डिबेंचर न्यासी ( डिबेंचर ट्रस्टी ) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
करेगी कि उसने दी गई जानकारी को ध्यान से देख लिया है । " 


प्रमाणपत्र 


अजय त्यागी, अध्यक्ष 


[ विज्ञापन - ||I/ 4/ असा./ 34/191 


पाद टिप्पण : 


1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, 

सं . सेबी /एल.ए. डी.- एन . आर . ओ./ जी . एन ./ 2015- 16/013, 2 सितम्बर , 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् : 


क ) 22 दिसम्बर , 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 

अपेक्षाएँ] (संशोधन ) विनियम , 2015, अधिसूचना सं . सेबी/ एल .ए. डी .- एन . आर . ओ./ जी . एन./ 2015-16/027 , द्वारा 


ख ) 


25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] 
(संशोधन ) विनियम, 2016, अधिसूचना सं . सेबी/एल. ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2016- 17/001, द्वारा 


ग ) 


8 जुलाई , 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] 
( दूसरा संशोधन) विनियम , 2016, अधिसूचना सं . सेबी/एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 2016- 17/008 , द्वारा 


घ ) 


4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] 
( तीसरा संशोधन ) विनियम , 2016, अधिसूचना सं . सेबी/ एल .ए. डी .-एन . आर . ओ./ जी . एन./2016-17/025, द्वारा 


15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम , 2017, अधिसूचना सं . सेबी/ एल. ए. डी ./ एन . आर . ओ./ जी . एन./ 2016- 17/ 29, द्वारा 


च ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम ) ( संशोधन ) 

विनियम , 2017, अधिसूचना सं . सेबी/ एल . ए. डी .- एन . आर . ओ./ जी . एन ./ 2016- 17/037 [ तारीख 29 मार्च, 2017 को 
अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम (संशोधन ) विनियम , 

2017, अधिसूचना सं . सेबी/ एल . ए. डी .- एन . आर . ओ./ जी . एन ./ 2016- 17/038 के साथ पठित ], द्वारा 
छ ) 9 मई , 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] 

( संशोधन ) विनियम , 2018, अधिसूचना सं . एसईबीआई/ एलएडी - एनआरओ/जीएन / 2018/ 10, द्वारा 


ज ) 


30 मई , 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ 
( दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी /एल. ए. डी .-एन. आर. ओ./ जी . एन./ 2018/13, द्वारा 


झ ) 1 जून , 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] 

(तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/ एल. ए. डी .-एन. आर. ओ./ जी . एन./ 2018/21, द्वारा 
ञ) 8 जून , 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता ( लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] 

( चौथा संशोधन ) विनियम , 2018, अधिसूचना सं . सेबी/ एल .ए. डी .- एन . आर . ओ./ जी . एन./ 2018/ 24, द्वारा 


ट ) 


6 सितम्बर , 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ ] (पाँचवा संशोधन ) विनियम , 2018, अधिसूचना सं . सेबी/ एल . ए. डी .- एन . आर . ओ./ जी . एन./ 2018/ 30, द्वारा 


[ TT III - OUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16 Haltele , 2018 at reddet ufafa site are a neficent (FFCT) TEATË 31 yaichape ur 

STEIT) (EGT ÄRITETA ) fafaret, 2018 , safarYGAT . Ad /La .C. M.-GJA .ST .ST./ EF . CH ./2018 /47 ,ERT 
3 ) 29 H1 , 2019 Ardita afufai arte ale [ cat (fafërt ) TEXTIŤ SIR Tacche UT ETUSITT) 

(HPĪTETT) Para4 , 2019 , THAT H . Ho E . . 61 .- 15 .3R .BIT./5 . 5TH ./2019/07 , GRT 
संशोधित हुए थे । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 

Mumbai, the 7th May , 2019 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE 

REQUIREMENTS ) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS , 2019 
No. SEBI/LAD -NRO /GN / 2019 / 12 . — In exercise of the powers conferred by section 11, sub -section (2 ) of 
section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992) read with section 
31 of the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 (42 of 1956 ), the Board hereby makes the following 
regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements ) Regulations, 2015 , namely , 
1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) (Second Amendment) Regulations, 2019. 
2 . They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
3 . In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements ) Regulations , 

2015 , 
( 1) in regulation 52, 
(i) after sub -regulation (1), following proviso shall be inserted , namely, 

“ Provided that in case of entities which have listed their equity shares and debt securities, a copy of the 
financial results submitted to stock exchanges shall be provided to Debenture Trustees on the same day the 

information is submitted to stock exchanges.” 
( ii ) sub -regulations (5 ) shall be substituted with the following , namely , - 

“ (5 ) The listed entity shall , within seven working days from the date of submission of the information 
required under sub - regulation (4 ), submit to stock exchange (s ), a certificate signed by debenture trustee 
that it has taken note of the contents." 

AJAY TYAGI, Chairman 
[ ADVT. - III/4/Exty ./34/ 19 ] 


Footnote : 


1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September, 2015 vide No . SEBI/LAD 

NRO /GN /2015- 16 /013 . 
2 . The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements ) 

Regulations, 2015 ,were subsequently amended on : 
a ) December 22 , 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) ( Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD -NRO /GN /2015 - 16 /27 . 


b ) May 25 , 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no . SEBI/LAD -NRO /GN / 2016 - 17 /001 . 


c ) 


July 8 , 2016 by Securities and Exchange Board of India ( Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD -NRO /GN /2016 
17 /008 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ) ] 


d ) January 4 , 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) ( Third Amendment) Regulations,2016 vide notification no. SEBI/ LAD -NRO /GN /2016 
17 /025 . 


e ) February 15 , 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no . SEBI/LAD /NRO /GN /2016 -17 /029. 


f) March 6 , 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) 

( Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No . LAD -NRO /GN /2016 - 177037 read with March 29 , 
2017 by Securities and Exchange Board of India ( Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) 
Regulations, 2017 vide notification no . SEBI/LAD /NRO /GN /2016 - 17 /38 . 


g) May 9 , 2018 by the Securities and Exchange Board of India ( Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification SEBI/LAD -NRO /GN /2018 /10 . 
h ) May 30 , 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no . SEBI/LAD 
NRO /GN /2018/ 13. 


June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) ( Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD -NRO /GN /2018 /21 . 
June 8 , 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no . SEBI/LAD -NRO /GN /2018/24 . 
k ) September 6 , 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) ( Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no . SEBI/LAD -NRO /GN /2018/ 30 . 
1) November 16 , 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no . SEBI/LAD -NRO /GN /2018 /47 . 


m ) March 29 , 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements ) ( Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD -NRO /GN /2019/07 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.05.08 

19: 15 :54 +05 30 


